रजिस्ट्री संडी एल -33004/97 


REGD. NO . D . L.-33004/ 97 


सम्पमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - उप - खंड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं0 428 ] 
No. 428 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 31, 1997 / कार्तिक 9 , 1919 
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 1997/KARTIKA 9, 1919 


- 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

अभिसूचना 

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1997 
सा . का नि . 630 ( अ ) . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और 
प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग में नाटक प्रस्तुतकर्ता, रंगमंच प्रबंधक और ज्येष्ठ दृश्य डिजाइनर ( समूह " ख " ) के पदों पर भर्ती पद्धति का 
विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताते हैं अर्थात् :--- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग में नाटक प्रस्तुतकर्ता, 
रंगमंध प्रबंधक और ज्येष्ठ दृश्य डिजाइनर ( समूह " ख " ) भर्ती नियम, 1997 है । 

( 2) ये रामपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 
2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे । 

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 
( 3) से ( 5) में विनिर्दिष्ट है । 

4. भर्ती की पद्धति , भायु- सीमा, महताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी 
जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 6 ) से स्तम्भ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट है । 

5. निर्माताएं : वह व्यक्ति ---- 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से मिसका पति या जिसकी परमी जीवित है , विवाह किया है, यम 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति मे विवाह किया है , 
उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधाम हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 


2804 GL / 97 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(1) ] 


अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए जो कारण 
हैं उन्हें लेखबद्ध करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के 
व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


पद का माम 


पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


चयन पद अथवा 
अचयन पद 


सीधे भर्तीकिए जाने सेवा में जोड़े गए 
वाले व्यक्तियों के लिए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय 
आयु- सीमा 

हैया नहीं 


7 
लागू नहीं होता 


नाटक प्रस्तुतकर्ता 


2 * ( 1997 ) 
* कार्यभार के 


लागू नहीं होता 


आधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


साधारण 2000 - 60 - 2300 - चयम 
केन्द्रीय सेवा द. रो.- 75 - 3200 रु० 
समूह " क " ( पाँचवे वेतन आयोग 
राजपत्रित के पूर्व/ पुनरीक्षण पूर्व 
अननुसचिवीय वेतनमान ) 


सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु परिवीक्षा की अवधि, यदि 
और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू कोई हो 
होगी या नहीं 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 
स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों 
की प्रतिशतता 


ति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियो जिमसे 
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा 


11 


12 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा । 


प्रोन्नति 
गीत और नाटक प्रभाग के ऐसे अनुदेशक , अभिनेता, अभिनेत्री और सहायक 
नाटक प्रस्तुतकर्ता जिन्होंने अपनी- अपनी श्रेणी में 7 वर्षनियमित सेवा की 


( प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची, अधिकारियों द्वारा अपनी - अपनी श्रेणी - पद 
पर विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की 
आएगी ) 


[ भाग II - खण्ड (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


12 


टिप्पण : - " जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी 
अईक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो , 
वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचारकिया जाएगा, परन्तु यह 
तब जबकि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अहंक / पात्रता सेवा के आधे 
से अधिक से यह दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो से कम न हो और उन्होंने 
अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए 
अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने ऐसी 
आईक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । " 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 
केन्द्रीय/ राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी : 
( क ) ( i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या 
(ii) जिन्होंने 1400 - 2300/ 2600 रु. के या समुतल्य वेतनमान वाले 

पदों पर 5 वर्षनियमित सेवा की है , और 
( ख ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है : 
(i ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समुतल्य 
(ii ) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या नाट्य प्रदर्शन/थियेटर कला के मान्यता 

प्राप्त संस्थान से नाट्यकला में डिप्लोमा ( उनके लिए जो स्नातक है 

किन्तु नाटक के क्षेत्र में नहीं है ) ; 
(iii ) नाटकों के निदेशन/ प्रस्तुतीकरण का तीन वर्षों का अनुभव जिसमें 

नाटक लिखने मंचकला और प्रसाधन सामग्री का ज्ञान सम्मिलित 


(iv ) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । 
टिप्पण : - ( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी , जो प्रोन्नति की 
सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के 
पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के 
लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्त की अवधि , जिसके 
अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस 
नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काबर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति 
की अविध है , साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ( जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी 
है ) /स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त 
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शकिया 

जाएगा 
13 

14 
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह " ख " 

संघ लोक सेवा आयोग से उस समय परामर्श करना आवश्यक है जब कोई 
विभागीय प्रोन्नति समिति : 

अधिकारी स्थानांतरण के आधार पर नियुक्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के 
1. निदेशक , गीत और नाटक प्रभाग अध्यक्ष 

साथ विचार क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो । 
2. उप निदेशक ( कार्यक्रम) गीत और नाटक प्रभाग - सदस्य 
3. दूरदर्शन / आकाशवाणी से एक ज्येष्ठ समूह " क " कार्यक्रम अधिकारी - सदस्य 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)]] 


पद का नाम 


पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


अनुसूची 
वेतनमान चयन पद अथवा सीधे भला किए कने मेवा में गोरे गए 
अचयन पद पाले व्यक्ति के लिए वर्ष का पापा अनुय 
आयु- सीमा 

है या नहीं 


- 


- 


T 


३ 


45 


6 


7 


रंगमंच प्रबंधक 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


4 * ( 1997 ) 
* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


साधारण 1640 - 60 - 2600 - षयम 
केन्द्रीय सेवा द. रो.- 75 - 2900 रु० 
समूह " ख " ( पांचवे वेतन आयोग 
अराजपत्रित, से पूर्व/ पुनरीक्षण पूर्व 
अननुसचिवीय वेतनमान 


सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु परिवीक्षा की अवधि , यदि 
और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू कोई हो 
होगी या नहीं 


8 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ 
स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों 
की प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा 


- 


11 


12 


प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा । 


प्रोन्नति 
1. गीत और नाटक प्रभाग के वॉड्रोब तथा ग्रीन रूम का ऐसा भारसाधक 

जिसने उस श्रेणी में पाँच वर्षनियमित सेवा की है । 
2. गीत और नाटक प्रभाग का ऐसा ध्वनि ऑपरेटर और प्रकाश ऑपरेटर 
जिन्होंने अपनी - अपनी श्रेणियों में कम से कम सात वर्ष नियमित सेवा 

की है । 
( प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची, अधिकारियों द्वारा अपनी - अपनी श्रेणी/पद 
पर विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की 
जाएगी ) 
टिप्पणी : - - जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध , जिन्होंने अपनी 
अईक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा 


[ भाग - खण्ड अ6 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


+ 


m 


11 


12 


हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा, 
परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अहंक/पात्रता सेवा 
के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो से कम न हो और 
उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति 
के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने 
ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 
केन्द्रीय/ राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी : 
( क ) ( 1 ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है या 

( 2 ) जिन्होंने 1400 - 2300/2600 रु. के या समुतल्य वेतनमान के 

___ पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है, और 
( ख ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक आईताएं और अनुभव हैं : 
( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समुतल्य 
( 2 ) किसी मान्यता प्राप्त नाट्य संस्था में , थिएटर प्रबंध में पौष वर्ष 

का अनुभव, ऐसे अनुभव में रिहर्सल कराने, कलाकारों का वृहत 
रंगमंच क्षेत्रों में नियंत्रण करने, योजना के अनुसार मंच ( सैट ) 

और प्रकाश के पर्यवेक्षण और अन्य पर्यवेक्षण कार्यों को करने , 
मंचों ( सैटों ), प्रकाशों, वेशभूषाओं, रूप सजा, प्रोप्स आदि सम्मिलित 
होना चाहिए जैसा कि अनुमोदित डिजाइन और आर्डर में हो । 


टिप्पणी : - पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की 
सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के 
पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के 
लिए विचार किए आने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके 
अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस 
नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति 
की अविध है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर 
स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त 
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना । 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया 
जाएगा । 


13 


14 


संघ लोक सेवा आयोग से उस समय परामर्श करना आवश्यक है जब 
स्थानांतरण के आधार पर नियुक्ति के लिए कोई अधिकारी विचार 
क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो । 


प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह " ख " 
विभागीय प्रोन्नति समिति : 
1. निदेशक, गीत और नाटक प्रभाग--- अध्यक्ष 
2. उप निदेशक ( कार्यक्रम) गीत और नाटक प्रभाग , 
3. दूरदर्शन/ आकाशवाणी से एक ज्येष्ठ समूह " क " 

कार्यक्रम अधिकारी - सदस्य 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II- SEC. 3 (1)] 


अनुसूची 


पद का नाम 


पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


चयन पद अथवा सीधे भर्तीकिए जाने सेवा में जोड़े गए 
अचयन पद वाले व्यक्तियों के लिए वर्षों का फायदा अमुझेय 
आयु - सीमा 

है या नहीं 


ज्येष्ठ दृश्य 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


डिजाइनर 


. 2 * ( 1997 ) 
* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


5 
साधारण 1640 - 60 - 2600-- चयन 
केन्द्रीय सेवा द. रो.- 75 - 2900 रु० 
समूह " ख " ( पाँचवे वेतन आयोग 
अराजपत्रित, के पूर्व/पुनरीक्षण पूर्व 
अननुसचिवीय वेतनमान 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु परिवीक्षा की अवधि , यदि 
और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू कोई हो 
होगी या नहीं 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


भर्ती की पद्धति : भी सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 
स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों 
की प्रतिशतता । 


प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा 


11 


17 


प्रोन्नति 


प्रोन्नति : 
( i) गीत और नाटक प्रभाग का ऐसा कनिष्ठ दृश्य डिजाइनर जिसने उस 

श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है । 
(ii ) गीत और नाटक प्रभाग के ऐसे कर्मशाला तकनीशियन और रंगमंच 

सज्जाकार जिसने उस श्रेणी में 7 वर्षनियमित सेवा की है । 
प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची, अधिकारी द्वारा अपनी - अपनी श्रेणी/पद पर 
विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख से प्रति निर्देश से तैयार की 
जाएगी । 
टिप्पण : -- " जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी 
अहंक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो 
वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा , परन्तु यह 
तब जबकि उनके द्वारा की गई सेवा अहंक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक 
से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे 
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी 
परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है । जिन्होंने ऐसी अहंक/ पात्रता 
सेवा पहले ही पूरी कर ली है । " 


[ भाग II - खण्ड (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया 
जाएगा 


14 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । 


13 
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह " ख " 
विभागीय प्रोन्नति समिति : 
1. निदेशक , गीत और नाटक प्रभाग – अध्यक्ष 
2. उप निदेशक ( कार्यक्रम) गीत और नाटक प्रभाग - सदस्य 
3. दूरदर्शन / आकाशवाणी से एक ज्येष्ठ समूह " क " कार्यक्रम 

अधिकारी - सदस्य 


[ फा . सं. 1/3 ( 1 )/ 96 - एफ ( एस ) ] 

इन्द्रप्रकाश मिश्रा, जैस्क अधिकारी 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 


NOTIFICATION : 

___ New Delhi, the 31st October, 1997 
G. S. R. 630 ( E ) : - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the 
President hereby makes the following rules to regulate the mothod of recruitment to the posts of Drama Producer, Stage 
Manager and Senior Scenic Designer (Group B ) in Song and Drama Division of the Ministry of Information and Broadcast 
ing, namely : -- 

1. Short title and commencement : (1 ) These rules may be called the Ministry of Information and Broadcasting 
Drama Producer , Stage Manager and Senior Scenic Designer ( Group B ) Recruitment Rules, 1997 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Application : These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule annexed hereto . 


3. Number of posts, their classification and scale of pay : The number of the said posts , their classification and 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (3 ) to (5) of the said Schedule. 


4 . Methorl of recruitment, age limit , qualification , etc . : The method of recruitment to the said posts, age limits, 
educational and other qualifications and other matters relating thereto shall be as specitied in columns (6 ) to ( 14 ) of the 
aforesaid Schedule . 


5. Disqualifications . No person, 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 

(b ) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the said posts : 

Provided that the Central Government where it is satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the 
operation of this rule . 

6 . Power to relax : Where the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do , it may , 
by order, for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category 
of persons. 

? Savings : Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to 
be provided for the Scheduled Castes, and the Scheduled Tribes, other Backward classes and other special categories of 
persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part II-- Sec. 3(1)] 


SCHEDULE 


Name of post 


Classification 


Scale of Pay 


Number 
of posts 


Whether 
selection 
or non 
selection 


post 


2 


Drama Producer 


2 * 


Selection 


General Central 
Service Group B 
Gazetted 
Non-Ministrial 


Rs. 2000 -60 -2300 -EB - 75 -3200 
Pre -revised scale prior to 
Vth Pay Commission 


(1997) 
* Subject to 
variation 
dependent on 
work load. 


Age limit 
for Direct 
Recruits 


Wheter benefit of 
added years of 
service admissible 


Educational and other 
qualifications 
required for 
direct recruits 


Whether age and 
educational 
qualifications 
prescribed for 
direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


- 


Nola 


Not applicable 

Not applicable 
IMAT 

Not applicable 
Period Method of recruitment: In case of recruitment If a Departmental 
probation , whether by direct by promotion /deputationi Promotion Committce 
if any recruitment or by transfer , grades from 

exists , what is its 
promotion or by which promotion /deputationi composition 
deputation , transfer transfer to be made 
and percentage of the 
vacancies to be filled 
by Various methods 


Not applicable 
Circumstances 
in which Union Public 
Service Commission 
is to be 
consulted 
in unaking 
recruitment 


12 


13 


14 


10 
2 Ycars 


Promotion failing 
which by transfer 
on deputation 


Promotion 
Instructor, Actor, Actress 
and Assistant Drama 
Producer of Song and 
Drama Division with 7 years 
regular service in the 
rospective grade. 


Group B Departmental Consultation with 
Promotion Committee for the Union Public 
considering promotion Service Commission 

necessary when an 
1. Director, 

officer among others 
Song and Drama is in the field of 
Division -- - Chairman consideration for 

appointment on 
2 . Deputy Director transfer basis. 

(Programme) Song and 

Drama Division Member 
3. A Senior Group A 

Programme Officer 
from Doordarshan 
All India Radio .- - 


(The eligibility list for 
promotion shall be 
prepared with reference 
to the date of completion 
of the prescribed 
qualifiying service by the 
Officers in the respective 
Grade /Post .) 


[ MII — 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10 


11 


12 


13 


13 


14 


Member 


10 


11 


13 


14 


Note : - “ Where Juniors who 
have completed their 
Qualifiying/ Eligibility 
Service are being considered 
for Promotion , their seniors 
would also be considered 
provided they are not 
short of the requisit 
Qualifying /Eligibility 
Service by more than Half 
of such Qualifying/ Eligibility 
service or two years, 
whichever is less, and 
have successfully completed 
their probation period for 
promotion to the next 
Higher Grade alongwith 
their Juniors who have 
already completed such 
Qualifying / Eligibility 
Service." 

12 
Transfer on Deputation : 
Officers of the Central/ State 
Govemments : 
(a ) (1) Holding Analogous Posts 
on regular basis ; or 
(ii) with 5 years, regular service 
in posts in the Scalo of Rs. 1400 
2300 /2600 or Equivalent; and 
(b ) Possessing the following 
Educational Qualifications and 
Experience; 
(i) Degree from a Recognised 
University or its Equivalent; 
(ii) Diploma in Dramatics from 
National School of Drama or 
any Recognised Institute of 
Performing Theatre Arts ( For 
those who s Graduation is not in 
the field of drama); 
( iii ) 3 years , experience in 
direction /production of plays 
including knowledge of play 
writing , stage craft and 
costumes; 
( iv ) Knowledge of Hindi Atleast 


2804 \ $ 2197 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part II - SBC, 3 (1)] 


10 


12 


13 


14 


upto Matriculation level; 
Note : The Departmental 
Officers in the Feeder catogory 
who are in the Direct Line of 
Promotion shall not be Eligible 
for Consideration for 
Appointment on Deputation . 
Similarly Deputationists shall 
not be eligibile for consideration 
for Appointment by Promotion . 
Period of Deputation Including 
Period ofDeputation in another 
Ex - Cadre Post held 
Immediately Preceding this 
Appointment in the same or 
some other Organisation / 
Department of the Central 
Government shall Ordinarily 
not to exceed 3 years. The 
maximum age limit for 
Appointment by Transfer on 
Deputation shall be , not 
Exceeding 56 years , as on the 
closing date of receipt of 
applications ). 


SCHEDULE 


Name of post 


Name of post 


diameter 


Classification 


Number 
of posts 


Scale of Pay 


Whether 
selection 
or non 
selection 
post 


Stage Manager 


Selection 


4 * (1997) 
* Subject to 
variation dep 
endent on work 
load 


General Central 
Service Group B 
Non -Gazetted Non - 
Ministerial 


Rş. 1640 -60 - 2600 -EB -75 -2900 . 
(Pre -revisod scalo prior to Vth 
Pay Commission . 


Age limit 
for Direct 
Recruits 


Wheter benefit of 
added years of 
service admissible 


Educational and other 
qualifications 
required for 
Direct Recruits . 


Whether age and 
educational 
qualifications 
prescribed for 
Direct Recruits 
will apply in the 
case of promotees 

9 
Not applicable 


No applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Period 


Method of recruitment : In case of recruitment 


M 


If a Departmental 


Circumstances of 


[ YTTI - 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


probation , 
if any 


whether by Direct 
Recruitment or by 
promotion or by 
deputation , transfer 
and porcentage of the 
vacancies to be filled 
by variousmethods 


by promotion /deputation / 
transfor, grades from 
which promotion /deputation 
transfer to bemade 


Promotion Committee 
exists , what is its 
composition 


in which Union Public 
Service Commission 
is to be 
consulted 
in making 
rocruilmont 


10 


11 


2 Years 


Promotion failing 
which by transfor 
on deputation 


12 

13 

14 
Promotion 

Group B Departmental Consultation with 
1. Wardrobe & greon room Promotion Committee for the Union Public 
incharge of song and drama considering promotion :- Sorvice Commission 
division having 5 yours 

Necessary when an 
regular service in the grade; 1. Director, 

officer among othors 
2 . Sound Operator and 

Song and Drama consideration for 
Light Operator of song and Division , — Chairman appointment on 
Drama Division having 

transfer basis . 
atleast 7 years regular 2. Deputy Director 
service in their respectivo (Programme) Song 
grade ( The Eligibility list and Drama Division Member 
for promotion shall be pre 3 . A Senior Group A 
pared with reference to the Programme Officer 
date of completion of the from Doordarshan 
prescribed qualifying service All India Radio . - Member 
by the officers in the respective 
grado /post ). 
Noto :- " Where juniors who 
have completed their qualifying 
eligibility service are being con 
sidered for promotion , their se 
niors would also be considered 
provided they are not short of 
the requisite qualifying/ eligibil 
ity service bymore than half of 
such qualifying elegibility ser 
vice or two years, whichever is 
loss, and have succossfully com 
pleted their probation period for 
promotion to the next higher 
grade alongwith their juniors 
who have already completed 
such qualifying/eligibility ser 
vice. " 
Transfer on deputation 
Officers of the Central/ State 
Governments: [a (i) Holding 
analogus posts on regular basis; 


(ii) with 5 years regular service 
in posts in the scale of Rs . 1400 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part II — Sec . 3 (1)] 


11 


12 


13 


14 


2300 /2600 or equivalent; and 
(b ) Possessing the following 
educational qualifications and 
exporionce; 
1. Degroo from a recognised 
University or its equivalent; 
2 . Five Years experience in 
theatro management in any 
recongnised theatrical Institu 
tion , such experience should be 
extensive enough to include 
conducting rehearsals control 
ling group of artists in large 
stage areas, supervision of set 
and light according to Plan and 
Carry out othor Supervision of 
work , Execution regarding sets , 
lights , costumos , make - up , 
props etc . As per approved do 
sign and order . 
Note : The Departmental Of 
ficors in the feeder category who 
are in the direct line of promo 
tion shall not be eligible for con 
sideration for appointment on 
deputation . 
Similarly Deputationists shall 
notbe eligible for consideration 
for appointment by promotion . 
Period of Deputation including 
poriod of deputation in another 
ex -cadre post held Immediately 
preceding this appointment in 
the same or some other 
Organisation / Department of the 
CentralGovernmentshall Ordi 
narily not to exceed 3 years. The 
maximum age limit for appoint 
montby transfer on Deputation 
shall be, not exceeding 56 years 
as on the closing date of receipt 
of applications ). 


SCHEDULE 


Name of post 


No. of posts 


Classification 


Scale of pay 


Whether selection or 
non - selection post 


2 


3 


Selection 


Senior Scenic 
Dosigner 


2 * (1997) 
* Subject to vari 


General Central 
Service Group B 


Rs. 1640- 60 - 2600 -EB - 
75 -2900 (Pre -revised 


[ YM II - W4 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 


ation dependent 
on work load 


3 
Non -Gazetted Non - 
Ministerial 


scale prior to Vth Pay 
Commission ) 


Age limit for direct recruits 


Whether benefit of added 
years of service admissible 


Educational and other 
qualifications required 
for direct recruits 


Whether age and educational 
qualifications prescribed for 
direct recruits will apply in the 
case of promotees 


8 


Not Applicable 


Not Applicable 


Not Applicable 


Not Applicable 


Period of Pro - 
bation , if any 


If a DPC exists what 
is its composition 


Method of rectt . whether 
by direct rectt. or by pro- 
motion or by deputation , 
transfer and percentage 
of the vacancies to be 
filled by various methods 


In case of rectt. by promo- 
tion /deputation / transfer , 
grades from which promo 
tion /deputation transfer to 
be made 


Circumstances in which 
UPSC is to be consult 
ed in making rectt . 


10 


11 
Promotion 


2 Years 


12 
Promotion : 
(i) Junior Scenic Designer 
of Song and Drama Division 
with 5 years regular service 
in the grade. 
( ii) Workshop technicians 
and stage decorator of Song 
and Drama Division with 7 
years regular service in the 
grade. 
The eligibility list for promo- 
tion shall be prepared with 
reference to the date of com 
pletion of the prescribed 
qualifying service by the offi 
cers in the rospective grade/ 
post. 


13 

14 
Group B DPC for Consultaion with the 
considering promotion UPC not necessary. 
1. Director, Song and 
Drama Division 
Chairman 
2. Dy .Dir. (Programme) 
Song and Drama Divi 
sion — Momber 
3. A Senior Group A 
Programme Officer 
from Doordarshan /All 
India Radio Member 


Note . -- " Whoro Juniors who 
have completed their 
qualifying/eligibility service are 
being considered for promotion , 
their seniors would also be 
considered provided they are 
not short of the requisito 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — Sec. 3 (1) ] 


— 


PATIE-SEC.2017 


10 


11 


12 


13 


14 


qualifying /eligibility service by 
more than half of such 
qualifying eligibility service or 
two years, which ever is less , 
and have successfully 
completed their probation 
period for promotion to the next 
higher grade alongwith their 
juniors who have already 
completed such qualifying/ 
eligibility service." 


[F . No. 1/3 (1)/ 96 - F (S)) 


I. P . MISHRA , Dosk Officer 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1996 


